निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 527 ) 


23 कार्तिक 1930 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 14 नवम्बर 2008 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचनाएं 

31 अक्तूबर 2008 
संख्या ज्ञापांक - 2प / स्था0 रा0नि0 - 01 / 2000 / पं0रा0 - 5571 बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006, 
(बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा - 123 की उपधारा (1) एवं ( 2) सहपठित धारा - 146 द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एवं सेवाशर्त के निर्धारण के लिए 
निम्नांकित नियमावली बनाते हैं : 


संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ : 

यह नियमावली, बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त ) नियमावली, 2008 कही जा 
सकेगी । 
इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 


परिभाषाएं : - इस नियमावली के जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो 
( क ) “ राज्यपाल " से अभिप्रेत है बिहार का राज्यपाल ; 
( ख ) " सरकार " से अभिप्रेत है बिहार सरकार; 
( ग ) “ राज्य निर्वाचन आयुक्त " से अभिप्रेत है राज्यपाल द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 

की धारा - 123 (1 ) के अधीन नियुक्त किया गया राज्य निर्वाचन आयुक्त; तथा 
( घ ) " आयोग " से अभिप्रेत है राज्य निर्वाचन आयोग । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति : 

राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकेंगे जो नियुक्ति 
की तिथि को अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि को केन्द्र सरकार के अपर सचिव अथवा उच्चतर कोटि का 
अथवा राज्य सरकार में उक्त पदों का समकक्ष पद धारण करता है अथवा धारित कर चुका है : 

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति यदि वह पहले से सरकारी 
सेवा में है, तब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि उसने उस सेवा से 
त्यागपत्र नहीं दे दिया हो या सेवानिवृत्त नहीं हो गया है जिसका वह एक सदस्य है ; 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 नवम्बर 2008 


4. 


वेतन : 

राज्य निर्वाचन आयुक्त को वही वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे जो उसे सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र 
देने के पूर्व अपने पद पर अनुमान्य थे, 

परन्तु यह कि यदि वह सेवानिवृत्त हो तो उसके वेतन से 
( क ) वर्तमान पेशन की रकम , और 


यदि उसने पद ग्रहण के पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में रूपांतरित ( शोध ) पेंशन के एक 
भाग के बदले में उसका रूपांतरित मूल्य प्राप्त कर लिया हो , तो पेंशन के उस भाग की 
रकम घटा दी जाएगी । 


5 . 


पदावधि : 

राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच ( 5) वर्ष की अवधि के लिए पद 
धारण करेगा; 


परन्तु यह कि यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त पाँच ( 5) वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व पैंसठ (65 ) वर्ष 
की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह उस तारीख को जिस तारीख को वह उक्त आयु प्राप्त कर लेता है , 
अपना पद रिक्त कर देगा; 


परन्तु यह भी कि यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इस नियमावली के लागू होने के पूर्व की 
गयी हो तो इस प्रावधान के तहत ही उनकी पदावधि निर्धारित होगी । 


परन्तु यह भी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । 


पदच्युति : 
राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की समान रीति और 
समान आधार पर हटाया जा सकेगा । 


. . 


अवकाश : 

राज्य निर्वाचन आयुक्त को वे सारे अवकाश देय होंगे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी 
को देय होते हैं । उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में लागू होनेवाले नियम के अनुसार अवकाश 
राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के अवकाश अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति की अवधि के लिए 
राज्यपाल कार्यकारी व्यवस्था कर सकेंगे । 
सामान्य भविष्य निधि योजना में अंशदान 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदधारण करने वाला व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त नियमों के 
अनुसार सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने एवं लाभ पाने का हकदार होगा । 


9 . 


सरकारी आवास एवं वाहन का उपयोग : 


राज्य निर्वाचन आयुक्त समुचित प्रकार के नि: शुल्क , साज - सज्जा सहित सरकारी आवास, स्टाफकार 
का उपयोग करने का हकदार होगा : 


परन्तु यह कि यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त सरकारी आवास का उपयोग नहीं करता है तो उसे 
3000 / - रु0 का मासिक आवास भत्ता देय होगा ; 


परन्तु यह भी कि वह पद पर नहीं रह जाने के एक माह की अवधि के भीतर आवास को खाली 
कर देगा । 


बिहार गजट , ( असाधारण), 14 नवम्बर 2008 


10 . 


सेवा की अन्य शर्ते । 


इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यात्रा मुक्त, किराया मुक्त आवास तथा ऐसे किराया मुक्त 
आवास के मूल्य पर आयकर के भुगतान के दायित्व के छूट , यातायात सुविधाओं, सम्पचूआरी भत्ता से 
संबंधित सेवाशर्ते तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्ते जो तत्समय राज्य के मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी को 
अनुमान्य है, यथाशक्य राज्य निर्वाचन आयुक्त पर लागू होंगी । 


11. 


निरसन और व्यावृत्ति । 


(1 ) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली , 1998 एवं बिहार राज्य 

निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशत) ( संशोधन ) नियमावली, 2000 इसके द्वारा निरसित की 
जाती हैं । 
ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के 
प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त 
शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायेगी, मानों यह नियमावली 
उस दिन प्रवृत्त थी , जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी । 
निरसित नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त वैसे सेवा / सेवान्त लाभ, 
जिनका वर्तमान नियमावली में प्रावधान नहीं है, उन्हें अपने सेवाकाल के अन्त तक प्राप्त होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह० / - अस्पष्ट 

सरकार के प्रधान सचिव । 

31st October 2008 
No . : 2Pa/ stha. Ra. Ni .- 01 / 2000 / Pa. Ra. 5571 - In exercise of the powers 
vested under sub -section ( 1 ) and (2 ) of Section 123 read with Section 146 of the 
Bihar Panchayat Raj Act , 2006 (Bihar Act 6 , 2006 ), the Governor of Bihar is 
pleased to frame the following rules for appointment and determination of 
service conditions of the Bihar State Election Commissioner : 


1 . 


Short title , extent and commencement : 


( 1 ) 


These rules may be called the State Election Commissioner 
(appointment and conditions of service) Rules , 2008 . 


( 2 ) 


It shall extend to the whole of the State of Bihar . 


( 3 ) 


It shall come into force at once . 


2 . 


3 . 


Definitions :- Inthese rules , unless otherwise required in the context 
( a ) " Governor " means the Governor of Bihar ; 
(b ) "Government" means the Government of Bihar; 

" State Election Commissioner " means the State Election 
Commissioner appointed by the Governor under section 123 ( 1) of 

Bihar Panchayat Raj Act 2006 ; and 
(d ) " Commission " means the State Election Commission . 
Appointment of State Election Commissioner :- Only such person shall be 
appointed as State Election Commissioner by the Governor who holds or 
has held the post of Additional Secretary or above rank in the Union 
Government or equivalent post to such posts in the State Government on 
the date of his appointment or on the date of his superannuation from 
service: 
Provided that if the person appointed as State Election Commissioner is 
already in government service , he shall not assume the office of State 
Election Commissioner unless he has superannuated or resigns from the 


PER JGTC (3THTERUT), 14 gada 


2008 


4 . 


5 . 


service of which he is a member . 
Salary :- State Election Commissioner shall be entitled to the similar salary 
and allowances which were admissible to him on his post held prior to his 
superannuation or resignation , 
Provided that if he is superannuated , then his salary shall be reduced - 
(a ) by the amount of present pension , and 
(b ) if he had , before assuming office , received , in lieu of a portion of the 

pension due to him in respect of such previous service , the commuted 

value thereof, by the amount of that portion of the pension . 
Term of Office :- The State Election Commissioner shall hold office for a term 
of 5 (Five) years from the date of assuming his office ; 
Provided that if the State Election Commissioner attains the age of 65 (sixty 
five ) years before the expiry of the term of five years , he shall vacate his 
office on the date on which he attained the said age ; 
Provided also that if the appointment of the State Election Commissioner 
has been made before enforcement of this Rule then his /her tenure shall 
be determined under the aforesaid provision . 
Provided further that the State Election Commissioner may at any time by 
a letter with his signature addressed to the Governor, resign from his /her 
post. 
Removal :- The State Election Commissioner shall be removed from his 
office in the like manner and on the similar grounds that of removal of the 
Judge of a High Court . 
Leave : 
( 1) The State Election Commissioner shall be entitled to all such leave as 

admissible to an officer of Indian Administrative Services . Leave shall 
be sanctioned to him by the Governor in accordance with the rules 

applicable to the Indian Administrative Services . 
( 2 ) The Governor may make working arrangements for the period of 

absence of the State Election Commissioner due to leave or some 
other reasons. 


7 . 


8 . 


Contribution to General Provident Fund Scheme :- The person assuming 
office as State Election Commissioner shall be entitled to contribute in 
General Provident Fund and receive benefit in accordance with the rules 

for the time being in force . 
Use of Government Residence and Vehicle : - The State Election 
Commissioner shall be entitled to use of free and furnished government 
accommodation and staff car of appropriate kind . 
Provided that if the State Election Commissioner does not use government 
residence, then , he shall be entitled to a house allowance of three thousand 
rupees per month ; 
Provided further that he shall vacate the accommodation within a period of 
one month from the day of vacating his post. 
Other Conditions of Service : - Save as otherwise provided in these rules , the 
conditions of service relating to travelling allowance , rent free 
accommodation , and exemption from paying income tax on the value of 
such rent free accommodation , conveyance facilities , sumptuary allowances 
and such other conditions of service as are for the time being, applicable to 
a Indian Administrative Service Officer of the rank of Chief Secretary to the 
State Government shall be admissible to him . 


10 


PER JGT, ( 31HTERUT ), 14 gadek 2008 


11. Repeal and Savings : 
( 1) The Bihar State Election Commissioner (Appointment and Service 

Conditions) rules 1998 and the Bihar State Election Commissioner 
(Appointment and Service Conditions Amendment ) rules 2000 are 

hereby, repealed . 
( 2 ) Notwithstanding such repeal , anything done or any action taken in 

exercise of any power conferred by or under the repealed rules shall 
be deemed to have been done or taken in exercise of the powers 
conferred under these rules , as if these rules were in force on the day 

on which such things or actions were done or taken . 
( 3 ) State Election Commissioner appointed under the repealed Rules shall 

be entitled to service / retirement benefits not provided under these 
rules , till his superannuation . 

By order of the Governor of Bihar , 

Sd / - Illegible , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIGIC ( 31HTETUT) 527 -571+ 500 -soconto 


